1752 


HARYANA GOVT GAZ., AUGUST 18 , 1981 (SRVN , 27 , 1903 SAKA ) 


[ PART 1 


1948 


. 


दिनांक 24 जुलाई 1981 
क्रमांक 374- ज ( I ) -81/25816.--- श्री इन्द्राज सिंह . पुर्व श्री पन्ना लाल, गांव नन्दगांव, तहसील व जिला भिवानी 
की दिनांक 10 जून, 1980 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 
( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक उसमें संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2 ( ए ) ( 10 ) 
तथा 3 ( 1ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री इन्द्राज सिंह को मुबलिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर 
जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 10718- जै. एन.- III - 66/ 17425, दिनांक 3 अगस्त, 1966 तथा अधिसूचना 
क्रमांक 5041- बार- III - 70/2950 5,दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती कुन्जा 
देवी के नाम रबी , 1981 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 764 - ज ( I ) -81/25820.-- श्री राम स्वरूप , पुत्र श्री बुद्ध राम , गांव नोताना , तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ की 
दिनांक 10 अक्तूबर , 1978 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरुप हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 
1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक उसमें संशोधन किया गया है ) की धारा 4 एवं 2 ( ए ) 
1 ( ए ) तथा 3 ( 1 ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राम स्वरूप को मुबन्लिग 150 रुपये 
वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 929 - ज- ( I) -74/15965, दिनांक 6 जून , 1974, द्वारा 
मन्जूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती सोहना के नाम खरीफ 1979 से 150 रुपये वार्षिक तथा रबी , 1980 से 
300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 259 -ज (I ) -81/25824.-- श्री श्योलाल, पुत्र श्री भीमा राम, गांव जमालपुर , तहसील नारनौल ,जिला 
महेन्द्रगढ़ की दिनांक 10 जून, 1980 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार 
अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और अाज तक उसमें संशोधन किया गया है ) की धारा 4 
एवं 2 ( ए ) ( 1 ) तथा 3 ( 1 ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री श्योलाल को मुबलिग 150 
रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1126 -ज-I - 74/ 31297, दिनांक 19 सितम्बर, 
1974 द्वारा मन्जूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती रादेवी, गांव नारनौल , जिला महेन्द्रगढ़ के नाम रबी, . 
1981 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 903- ज- (I ) -81/25830/--- श्री शाम लाल, पुत्र श्री तिलोक राम , मकान नम्बर 3711-12 अम्बाला 
शहर , तहसील व जिला प्रम्बाला की दिनांक 25 फरवरी, 1980 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी 
पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और प्राज तक उसमें संशोधन किया गया 
है ) की धारा 4 एवं 2 ( ए ) 1 ( ए ) तथा 3( 1 ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री 
शाम लाल को मुबलिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 168- र- IIT- 
69/7937,दिनांक 14 अप्रैल , 1969 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041 - पार-III - 70/ 29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा 
मन्जूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती माया देवी के नाम खरीफ , 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर सेः सनद 
में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 851 - ज-I - 81/25834.-- श्री जंगली, पुत्र श्री पूर्ण, गांव बगथला, तहसील रिवाड़ी , जिला नारनौल की दिनांक 
13 जुलाई, 1970 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्याल , पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे 
हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक संशोधत किया गया है ) की धारा 4 एवं 2( ए ) ( 1ए ) तथा 3 ( 1ए ) के 
अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री जंगली को मुपलिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार 
की अधिसूचना क्रमांक 268-र- III --769/ 8484, दिनांक 21 अप्रैल , 1969 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041 - आर-II - 70/ 
29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती महादेवी के नाम रवी, 1971 से 
खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा रबी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के 
अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 466 - ज- I - 81/ 25838.- श्री जोती राम, पुन श्री कोला राम , गांव कोरवां कलां , तहसील नारायणगढ़ , जिला 
अम्बाला की दिनांक 21 मई, 1978 की हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल , पूर्वी पंजाब युस पुरस्कार अधि 
नियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और आज तक उसमें संशोधन किया गया ) की धारा 4 एवं 
2( ए) ( 1ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री जोती राम को मुवलिग 150 रुपये 
वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2821- ज -[- 75/295 12, दिनांक 20 नवम्बर , 1975 
द्वारा मंजूर की गई थी , अब उसकी विधवा श्रीमती राजोदेवी के नाम खरीफ , 1978 से खरीफ , 1979 तक 150 रुपये 
बार्षिका तथा रबी , 1980 से 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शतों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं । 


